निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 श्रावण 1931 ( AO ) 
पटना , सोमवार , 27 जुलाई 2009 


( सं0 पटना 385 ) 


गन्ना उद्योग विभाग 


__ अधिसूचना 

___ 24 जुलाई 2009 
सं0 स्था - 07 - 11 / 2005 - 1185 — श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह , ईखायुक्त , बिहार - सह - अपीलीय प्राधिकार, 
गन्ना उद्योग विभाग , बिहार के सेवा निवृत होने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या 224, दिनांक 12 फरवरी 
2009 को संशोधित करते हुए श्री जय मंगल सिंह , ईखायुक्त , बिहार को (विभागीय स्तर) सरकार स्तर एवं निदेशालय 
स्तर के लिये अपीलीय प्राधिकार नियुक्त किया जाता है । 
यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मृत्युंजय कुमार, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 385 - 571 +100-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


